रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/99 


REGD. NO. D . L.- 33004/ 99 


: 


५ 


: 


. 


. . 


. 


भारत : गजपत्र 


सताव-जगत 


HIT 

राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग III - खण्ड 4 
PART III — Section 4 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 178 ] 
No. 178 ] 


नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 27 , 2013 / आषाढ़ 6 , 1935 
NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 27 , 2013 /ASADHA 6 , 1935 


भारतीय खाद्य निगम 

अधिसूचना 
नई दिल्ली , 25 जून , 2013 

सं . 106 
सं . ई. पी .1( 3)/ 2012. भारतीय खाद्य निगम, अधिनियम , 1964 (1964 का 37वां ) की धारा 45 के द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत सरकार की पूर्व स्वीकृति से भारतीय खाद्य निगम ( कर्मचारीवृंद ) 
विनियम , 1971 में आगे संशोधन करने के लिए भारतीय खाद्य निगम निम्नलिखित विनियम बनाता है : 
1. उपशीर्ष तथा आरंभ : 

(i) इन विनियमों को भारतीय खाद्य निगम ( कर्मचारीवृंद ) ( पहला संशोधन) विनियम , 2013 कहा जाएगा ; 
(ii ) ये विनियम सरकारी राजपत्र में अधिसूचना की तारीख से लागू होंगे । 
2. परिभाषा:-इस विनियम में दी गई परिभाषाएं तथा शब्दों के अर्थ वही होंगे जो कि खाद्य निगम 

अधिनियम,1964 तथा भारतीय खाद्य निगम ( कर्मचारीवृंद) विनियम , 1971 में उल्लिखित है । 
3. भारतीय खाद्य निगम ( कर्मचारीवृंद) विनियम, 1971 ( परिशिष्ट-I)में निम्नलिखित संशोधन किए जाते हैं: 
( क ) भाग-I - विशेषपद 
क्षेत्र प्रबंधक 

क्रम सं . 15 के सामने कॉलम 4 में उल्लिखित शब्दों को निम्न शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाता है- "सीधी 
भर्ती से आए अथवा पदोन्नत सहायक महाप्रबंधक ( सामान्य प्रशासनिक संवर्ग ) से स्थानातंरण के द्वारा "; 
2834 GI /2013 


( 1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART III — SEC . 4 ] 


( ख ) भाग- II - सामान्य प्रशासनिक संवर्ग 
उप महाप्रबंधक 

कॉलम 4 में उल्लिखित शब्दों को 100 % पदोन्नति द्वारा शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाता है । 
(ii) कॉलम 7 और 8 में उल्लिखित शब्दों को हटाया जाता है । 
टिप्पणी: उप महाप्रबंधक और उच्च स्तर के पदों पर सीधी भर्ती नहीं होगी . तथापि , इससे अखिल भारतीय सेवाओं, 
केन्द्रीय सरकार आदि से अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर लेने की मौजूदा प्रथा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा । 
सहायक महाप्रबंधक 
कॉलम 7 में उल्लिखित शब्दों को निम्न से प्रतिस्थापित किया जाता है: 
(i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/केन्द्र सरकार ( अथवा इसके द्वारा अधिकृत निकाय) द्वारा मान्यता प्राप्त 

संस्थानों से न्यूनतम 55 % अंकों सहित स्नातकोत्तर डिग्री अथवा समकक्ष ; अथवा 

(ii) ए सी ए/ए आई सी डब्ल्यू ए/ए सी एस ; अथवा 
(ii) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 55 % अंकों के साथ विधि में स्नातक डिग्री , अथवा विधि में 5 वर्षीय 

एकीकृत पाठ्यक्रम । 
टिप्पणी: अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों के लिए 
अंकों की न्यूनतम प्रतिशतता 55 % के स्थान पर 50 % होगी । 
प्रबंधक 
कॉलम 7 में उल्लिखित शब्दों को निम्न से प्रतिस्थापित किया जाता है : 
(i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 60 % अंकों के साथ स्नातक डिग्री , 

अथवा समकक्ष ; अथवा 
(ii ) सी ए/ आई सी डब्ल्यू ए / सी एस 
टिप्पणी : अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति/ शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों के लिए अंकों की 

न्यूनतम प्रतिशतता 60 % के स्थान पर 55 % होगी । 
(ग) भाग- III - गोदाम संवर्ग 

प्रबंधक 
कॉलम 7 में उल्लिखित शब्दों को निम्न से प्रतिस्थापित किया जाता है: 
(i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 60 % अंकों के साथ स्नातक डिग्री , अथवा समकक्ष ; अथवा 

(ii ) सी ए/ आई सी डब्ल्यू ए / सी एस 
टिप्पणी : अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति / शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों के लिए अंकों की न्यूनतम 
प्रतिशतता 60 % के स्थान पर 55 % होगी । 
( घ ) भाग - IV - तकनीकी संवर्ग 

सहायक महाप्रबंधक 
(i) कॉलम 7 में उल्लिखित शब्दों को निम्न के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है : 
मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ ए आई सी टी ई द्वारा अनुमोदित संस्थान से न्यूनतम 55 % अंकों के साथ बी . एस. सी . 
( कृषि )/ फूडसाइंस/ फूडसाइंस और टेकनोलॉजी/ एग्रीकल्चरल इंजी ./बायोटेकनोलॉजी में बी . टेक ./ बी . ई . 


[ भाग III - खण्ड 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


टिप्पणीः अनु . जाति / अनु .ज. जा /शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों के मामले में , न्यूनतम अंकों की प्रतिशतता 
55 % के स्थान पर 50 % होगी । 
(ii) कॉलम 8 में उल्लिखित आंकड़ों को 28 से प्रतिस्थापित किया जाता है : 
प्रबंधक 
कॉलम 7 में उल्लिखित शब्दों को निम्न के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है: 
मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/ ए आई सी टी ई द्वारा अनुमोदित संस्थान से बी . एससी ( कृषि )/ फूड साइंस/ फूडसाइंस 
और टेकनोलॉजी / एग्रीकल्चरल इंजी ./ बायोटेकनोलॉजी में बी . टेक ./ बी . ई. 
(ङ ) भाग - v - परिचालन संवर्ग 
सहायक महाप्रबंधक 
कॉलम 7 में उल्लिखित शब्दों को निम्न से प्रतिस्थापित किया जाता है: 
(i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/केंद्र सरकार ( अथवा इसके द्वारा प्राधिकृत निकाय ) द्वारा मान्यताप्राप्त संस्थान 

से न्यूनतम 55 % अंकों के साथ स्नातकोत्तर डिग्री अथवा समकक्ष ; अथवा 
(ii) ए सी ए/ए आई सी डब्ल्यू ए/ए सी एस; अथवा 
(iii) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 55 % अंकों के साथ विधि में स्नातक डिग्री अथवा विधि में 5 

वर्षीय एकीकृत पाठ्यक्रम । 
टिप्पणीः अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति /शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों के मामले में , न्यूनतम अंकों 
की प्रतिशतता 55 % के स्थान पर 50% होगी । 
प्रबंधक 
कॉलम 7 में उल्लिखित शब्दों को निम्न से प्रतिस्थापित किया जाता है: 
(i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 60 % अंकों के साथ स्नातक डिग्री अथवा समकक्ष ; अथवा 
(ii ) सी ए/ आई सी डब्ल्यू ए/ सी एस 
टिप्पणीः अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों के मामले में , न्यूनतम अंकों 
की प्रतिशतता 60 % के स्थान पर 55 % होगी । 
( च) भाग - VII - लेखा संवर्ग 
उप महाप्रबंधक 
(i) कॉलम 4 में उल्लिखित शब्दो को 100 % पदोन्नति द्वारा शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाता है: 
(ii ) कॉलम 7 और 8 में उल्लिखित शब्दों को हटाया जाता है । 
सहायक महाप्रबंधक 
(i) कॉलम 7 में उल्लिखित शब्दों को निम्न शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाता है: 
( ii ) निम्न की एसोसिएट सदस्यता 

( क ) द इंस्टीटयूट ऑफ चार्टड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ; अथवा 
( ख ) द इंस्टीटयूट ऑफ कॉस्ट एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ; अथवा 
( ग) द इंस्टीटयूट ऑफ कंपनी सेक्रेट्रीज ऑफ इंडिया 
कॉलम 8 में उल्लिखित आंकड़ों को 28 से प्रतिस्थापित किया जाता है 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART III — SEC . 4 ] 


प्रबंधक 
कॉलम 7 में उल्लिखित शब्दों को निम्न शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाता है: 
(i) निम्न की एसोसिएट सदस्यता 

( क ) द इंस्टीटयूट ऑफ चार्टड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया; अथवा 
( ख) द इंस्टीटयूट ऑफ कॉस्ट एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ; अथवा 

( ग) द इंस्टीटयूट ऑफ कंपनी सेक्रेट्रीज ऑफ इंडिया 
अथवा 
(ii ) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी .कॉम तथा 
( क ) यू जी सी /ए आई सी टी ई से मान्यता प्राप्त एम बी ए (वित्त ) में पूर्णकालिक स्नातकोत्तर डिग्री / 
न्यूनतम 2 वर्षीय डिप्लोमा; अथवा 
( ख) यू जी सी /ए आई सी टी ई से मान्यताप्राप्त अंशकालिक स्नातकोत्तर एम बी ए (वित्त) में डिग्री / 
न्यूनतम 3 वर्षीय अवधि का डिप्लोमा ( जोकि दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत न हो); अथवा 
( ग) दूरस्थ शिक्षा पद्धति के अंतर्गत यू जी सी - ए आई सी टी ई - डी ई सी ज्वाइंट कमेटी 

से मान्यताप्राप्त स्नातकोत्तर एम बी ए (वित्त ) की डिग्री/डिप्लोमा 
( छ) भाग - VIII - विधि संवर्ग 
विधि संवर्ग के अंतर्गत पदों को निम्नानुसार पुनःपदनामित किया जाता है: 
(i) प्रबंधक (विधि ) 
(ii ) सहायक महाप्रबंधक ( विधि ) 

(iii) उप महाप्रबंधक (विधि ) 

(iv ) महा प्रबंधक (विधि ) 
उप महाप्रबंधक 
(i) कॉलम 4 में उल्लिखित शब्द 100 % पदोन्नति से शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाता है; 
( ii) कॉलम 7 तथा 8 में दर्शाए शब्दों को हटाया जाता है . 
सहायक महाप्रबंधक 

(i) कॉलम 7 में उल्लिखित शब्दों को निम्न शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाता है । 
मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से विधि में पूर्णकालिक डिग्री; तथा प्रैक्टिसिंग वकील के रूप में प्रति वर्ष कम से 
कम 3 मामलों में अपने मुवक्किलों ( क्लाइन्ट ) का प्रतिनिधित्व करते हुए सिविल मामलों में न्यूनतम 5 वर्ष का 
अनुभव अथवा केंद्र सरकार राज्य सरकार केंद्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों / राज्य सरकार के सार्वजनिक 
क्षेत्र के उपक्रमों में आई डी ए के तहत रु. 16400- 40500 के वेतनमान में अथवा सी डी ए के तहत रु. 9300 
34800 के वेतनमान में (ग्रेड पे 5400) ( अथवा समवर्ती पूर्व संशोधित – वेतमान के अनुसार ) विधि अधिकारी के 
रूप में 5 वर्ष का अनुभव । 
टिप्पणी:1.पात्रता निर्धारित करने के लिए वकील तथा विधि अधिकारी के रूप में किए गए कार्य के संयुक्त अनुभव 
को अनुमति है. 


[ भाग III - खण्ड 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


2.एडवोकेट के रूप में नामांकन प्रमाण -पत्र ( एनरोलमेंट सर्टिफिकेट ) को वकील के अनुभव के साक्ष्य के तौर 
पर दर्शाया जाए जिसके साथ अर्हक अनुभव के प्रत्येक वर्ष में प्रति वर्ष न्यूनतम 3 मामलों के वकालतनामों 
की सत्यापित प्रतियां संलग्न की गई हो । 
3.विधि अधिकारी के रूप में कार्यरत उम्मीदवारों को शैक्षणिक योग्यता, आयु इत्यादि के प्रमाण- पत्रों के 
अलावा संगत अवधि के लिए केंद्र सरकार राज्य सरकार केंद्रीय सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम / राज्य 
सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की सेवा का विवरण दिया जाए जिसमें मूल वेतन का उल्लेख करते 
हुए वेतमान सहित अनुभव प्रमाण- पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित है । 

(ii) कॉलम 8 में उल्लिखित आंकडों को 33 से प्रतिस्थापित किया जाता है: 
प्रबंधक 

कॉलम 7 में उल्लिखित शब्दों को निम्न के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है: 
मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से विधि की डिग्री तथा बार काउंसिल ऑफ इंडिया की परीक्षा में उत्तीर्ण . 

(ज) भाग- XI - इंजीनियरिंग संवर्ग 
उप महाप्रबंधक (मैकेनिकल/ इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ) 

(i) कॉलम 4 में उल्लिखित शब्दों को 100 % पदोन्नति द्वारा शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाता है: 

(ii) कॉलम 7 और 8 में उल्लिखित शब्दों को हटाया जाता है. 
उप महाप्रबंधक (सिविल इंजीनियरिंग) 
(i) कॉलम 4 में उल्लिखित शब्दों को 100 % पदोन्नति द्वारा शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाता है : 
(ii) कॉलम 7 और 8 में उल्लिखित शब्दों को हटाया जाता है. 

पी . पी . सिंह, कार्यकारी निदेशक (बिक्री ) 

___ [विज्ञापन- III/4/ असाधारण/ 108/ 13 ] 
टिप्पणी:- मुख्य विनियम भारत के राजपत्र में दिनांक 8.5.1971 की अधिसूचना के माध्यम से प्रकाशित किए गए थे तथा तदनुरूप 

अंतिम बार निम्न के माध्यम से संशोधित किए गए । 


क्र . सं . 


007 


2. 
___ 3. 


शीर्षक 
भा . खा. नि ., (कर्मचारीवृंद) (पहला संशोधन ) विनियम, 2007 
भा . खा. नि ., (कर्मचारीवृंद ) ( पहला संशोधन ) विनियम , 2009 
भा . खा. नि ., (कर्मचारीवृंद ) ( पहला संशोधन ) विनियम , 2010 
भा . खा .नि ., ( कर्मचारीवृंद ) (दूसरा संशोधन ) विनियम, 2010 
भा . खा. नि ., ( कर्मचारीवृंद ) (तीसरा संशोधन ) विनियम, 2010 
भा . खा.नि ., ( कर्मचारीवृंद ) ( चौथा संशोधन ) विनियम , 2010 
भा . खा .नि ., ( कर्मचारीवृंद ) ( पहला संशोधन ) विनियम, 2011 
भा . खा. नि ., (कर्मचारीवृंद ) ( दूसरा संशोधन) विनियम, 2011 
भा . खा . नि ., ( कर्मचारीवंद) ( तीसरा संशोधन ) विनियम, 2011 


दिनांक 
15.05. 2007 
14.02. 2009 
20 .03. 2010 
16.07. 2010 
20 .07. 2010 
23.11. 2010 
13.04. 2011 
24.06. 2011 
24.06. 2011 


FOOD CORPORATION OF INDIA 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 25th June, 2013 

No. 106 
No. EP. 1( 3)/ 2012. —In exercise of the powers conferred by Section 45 of the Food Corporations Act, 1964 ( 37 
of 1964 ) and with the previous sanction of the Government of India , the Food Corporation of India hereby makes the 
following Regulations to further amend the Food Corporation of India (Staff) Regulations , 1971 namely : 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART III — SEC . 4 ] 


Short title and commencement: 
(i) These Regulations shall be called the Food Corporation of India (Staff ) (1st Amendment) Regulations, 

2013 . 
(ii ) These shall come into force from the date of Notification in the Official Gazette . 
Definitions. The definitions and meaning of the words and designation of posts in this Regulation shall have the 
same meaning as contained in the Food Corporations Act, 1964 and the Food Corporation of India ( Staff ) 
Regulations, 1971. 
The following amendments are made to the Food Corporation of India (Staff ) Regulations, 1971 
(Appendix - I): 
(a ) PART - I - SPECIAL POSTS 


Area Manager 

The words appearing in Column 4 against Serial No. 15 are replaced with the words “ By transfer from 
amongst Assistant General Manager (General Administration Cadre ) either recruited directly or by promotion ” . 
(b ) PART - II -GENERAL ADMINISTRATION CADRE 
Deputy General Manager 
(i) The words appearing in Column 4 are replaced with words ‘ 100 % by promotion ’. 
(ii) The words appearing in Column 7 and 8 are deleted . 
Note : No Direct Recruitment at DGM and above level posts. However, this shall not affect the present practice 
of taking officers from All India Service, Central Government etc. on deputation . 
Assistant General Manager 
The words appearing in Column 7 are replaced with the following: 
(i) Post Graduate degree or equivalent from a recognized University/ Institutes recognized by Central 
Govt. (or body authorised by it ) with minimum 55 % marks ; or 
( ii ) ACA / AICWA / ACS ; or 
( iii ) Bachelor s Degree in Law , or 5 years Integrated Course in Law , from recognized University with 
minimum 55 % marks . 

Note : In case of SC /ST/PH candidates , the minimum percentage of marks shall be 50 % instead of 55 % . 
Manager 
The words appearing in Column 7 are replaced with the following: 
(i) Graduate degree or equivalent from recognized University with minimum 60 % marks; or 
( ii ) CA /ICWA/CS 
Note : In case of SC /ST/PH candidates, the minimum percentage of marks shall be 55 % instead of 60 % . 


( c ) PART - III - GODOWN CADRE 


Manager 
The words appearing in Column 7 are replaced with the following : 
(i) Graduate degree or equivalent from recognized University with minimum 60 % marks; or 
( ii ) CA /ICWA/CS 
Note : In case of SC /ST/PH candidates, the minimum percentage of marks shall be 55 % instead of 60 % . 


(d ) PART - IV - TECHNICAL CADRE 
Assistant GeneralManager 
(i) The words appearing in Column 7 are replaced with the following: 
B . Sc .(Agriculture )/ B .Tech / BE in Food Science / Food Science and Technology/ Agricultural Engg ./ Bio 
Technology from a recognized university / an institution approved by AICTE with minimum 55 % marks. 
Note : In case of SC /ST/ PH candidates, the minimum percentage of marks shall be 50 % instead of 55 % . 
( ii) The figures appearing in Column 8 are replaced with “28 . 


Manager 
The words appearing in Column 7 are replaced with the following : 


[ 461 III , que 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


B . Sc .(Agriculture )/ B . Tech /BE in Food Science / Food Science and Technology/Agricultural Engg ./Bio 
Technology from a recognized university/ an institution approved by AICTE . 
(e ) PART - V - MOVEMENT CADRE 
Assistant GeneralManager 
The words appearing in Column 7 are replaced with the following : 
(i) Post Graduate degree or equivalent from a recognized University/ Institutes recognized by 

Central Govt. (or body authorised by it ) with minimum 55 % marks ; or 
ACA / AICWA / ACS; or 
Bachelor s Degree in Law , or 5 years Integrated Course in Law , from recognized University with 

minimum 55 % marks. 
Note : In case of SC /ST/PH candidates, the minimum percentage of marks shall be 50 % instead of 55 % . 
Manager 
The words appearing in Column 7 are replaced with the following : 
(i) Graduate degree or equivalent from recognized University with minimum 60 % marks ; or 


( ii ) CA/ ICWA/CS 


Note : In case of SC /ST/PH candidates, the minimum percentage of marks shall be 55 % instead of 60 % . 


(f) PART - VII - ACCOUNTS CADRE 
Deputy General Manager 

The words appearing in Column 4 are replaced with words 100 % by promotion . 
( ii ) The words appearing in Column 7 and 8 are deleted . 


AssistantGeneralManager 


(i) The words appearing in Column 7 are replaced with the following: 
Associate membership of 

The Institute of Chartered Accountants of India ; or 
(b ) The Institute of Cost Accountants of India; or 
(c ) The Institute of Company Secretaries of India . 


( a ) 


( ii ) The figures appearing in Column 8 are replaced with “ 28 . 
Manager 
The words appearing in Column 7 are replaced with the following : 
(i) Associate Membership of 

(a ) The Institute of Chartered Accountants of India ; or 
(b ) The Institute of Cost Accountants of India ; or 

The Institute of Company Secretaries of India 


( c ) 


OR 


( ii ) B . Com from a recognized University and 

(a ) Post Graduate Full- time MBA ( Fin ) Degree / Diploma of minimum 2 years recognized 
by UGC /AICTE; or 
(b ) Post Graduate Part-time MBA ( Fin ) Degree/ Diploma (not in the nature of distance 

education ) of minimum 3 years duration recognized by UGC/ AICTE ; or 
(c ) Post Graduate MBA (Fin ) Degree /Diploma by distance education mode recognized 

by UGC - AICTE -DEC Joint Committee. 
(g ) PART - VIII - LEGAL CADRE 


The posts under Legal Cadre are re -designated as 


(i) 


Manager (Law ) 
Assistant General Manager (Law ) 
Deputy General Manager (Law ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART III — SEC . 4 ] 


(iv) GeneralManager ( Law ) 
Deputy General Manager 

The words appearing in Column 4 are replaced with words “ 100 % by promotion . 
(ii) The words appearing in Column 7 and 8 are deleted . 
Assistant General Manager 

(i) The words appearing in Column 7 are replaced with the following: 
Full time Degree in Law from a recognized University/ Institute; and 
Minimum 5 years experience as a practicing Lawyer in Civil matters representing his clients in at least 3 cases 
in every year or 5 years experience as a Law Officer in Central Government/State Government/ Central 
Government PSU / State Government PSU in the IDA scale of Rs. 16400 - 40500 or CDA scale of Rs. 9300 - 34800 
(Grade Pay 5400 ) (or corresponding in pre -revised scales). 
Note : 1. Combination of experience as Lawyer and Law officer is permitted for determining the eligibility . 

2 . The experience as Lawyer is to be evidenced by Enrolment Certificate as an Advocate along with 

certified copies of Vakalatnama filed by the candidate in at least 3 cases in each year of the 

qualifying experience . 
3 . Candidates working as Law Officer are required to furnish certificate of experience alongwith Pay 

Scale specifying the Basic Pay in the service in Central Government/ State Government/ Central 
Government PSU / State Government PSU for the relevant period , apart from proof of Educational 

qualification , age etc. 
( ii) The figures appearing in Column 8 are replaced with “33 . 
Manager 


The words appearing in Column 7 are replaced with the following : 
Degree in Law from a Recognized University / Institute and pass in the Bar Council of India Examination . 
(h ) PART- XI - ENGINEERING CADRE 
Deputy GeneralManager (Mech . / Elect. Engineering ) 

The words appearing in Column 4 are replaced with words ‘ 100 % by promotion . 
( ii ) The words appearing in Column 7 and 8 are deleted . 
Deputy General Manager (Civil Engineering) 
( i) The words appearing in Column 4 are replaced with words ‘ 100 % by promotion . 
The words appearing in Column 7 and 8 are deleted . 

P . P . SINGH , Executive Director ( Sales) 

[ ADVT.-III /4/Exty./ 108 / 13] 
Note : The Principal Regulations were published in the Gazette of India vide Notification dated 

8 -5 - 1971 and subsequently have been amended being lastly vide : 


(ii ) 


SI, 


Title 


Dated 


No . 
1 . 


innWONDO 


FCI ( Staff ) (1st Amendment) Regulations, 2007 
FCI (Staff ) ( 1st Amendment) Regulations, 2009 
FCI (Staff ) ( 1st Amendment) Regulations, 2010 
FCI (Staff) (2nd Amendment) Regulations, 2010 
FCI (Staff) ( 3rd Amendment ) Regulations, 2010 
FCI (Staff ) ( 4th Amendment) Regulations, 2010 
FCI (Staff ) ( 1st Amendment) Regulations, 2011 
FCI (Staff ) (2nd Amendment) Regulations, 2011 
FCI (Staff) ( 3rd Amendment) Regulations, 2011 


15 . 05 .2007 
14 . 09 . 2009 
20 .03 . 2010 
16 .07 . 2010 
20 .07 . 2010 
23 . 11 .2010 
13 .04 . 2011 
24 .06 .2011 
24 . 06 . 2011 


Printed by the Manager,Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi - 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054 . 


